8 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 बैशाख , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


14 राँची , बुधवार 


- 


4 मई , 2022 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


- 


} 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 94- 99 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

के 
आदेश | 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 
भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


7 


... 


पूरक " अ " 


... 


95 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 4 मई , 2022 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
27 अप्रैल , 2022 


संख्या -1 / विविध -886 / 05 का०-2699 -- श्रीमती हिमानी पाण्डे , भा.प्र.से. ( झा : 1998 ) , सचिव , खाद्य , 
सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड को भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत 
एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या -13018 / 1 / 2010 , दिनांक -07.09.2010 के 
आलोक में दिनांक 25.04.2022 से 20.05.2022 तक कुल 26 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
28 अप्रैल , 2022 


संख्या -4 / नि ० सं०-12-299 / 2014 का ०2733 -- विभागीय अधिसूचना 

संख्या -8576 दिनांक 
17.12.2021 के क्रम में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती नूपुर नलिनी भगत , सहायक बन्दोबस्त 
पदाधिकारी , राँची का झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के अधीन दिनांक 14.03.2020 से 
18.03.2021 तक ( कुल 370 दिन ) की अवधि के स्वीकृत असाधारण अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता 
के नियम 236 के साथ नियम 85 ' ग ' टिप्पणी 5 के अधीन स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रह्मदेव मोदी , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 4 मई , 2022 


96 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KASHI NATH MAHATO , RITESH KUMAR MAHATO ( अन्य नाम CHITRANJAN 
KUMAR MAHATO ) का पिता शपथ पत्र सं ० 35 , दिनांक 4 जनवरी , 2022 के अनुसार घोषणा करता 
हूँ कि मेरा पुत्र RITESH KUMAR MAHATO ( जन्म तिथि - 25 दिसम्बर , 2005 ) के नाम से जाना 
जायेगा । 

RITESH KUMAR MAHATO एवं CHITRANJAN KUMAR MAHATO दोनों एक ही पुरुष 
का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


VILLAGE BAGRA , 
P.O. & P.S. - MAHUDA , 
DIST- DHANBAD , 


PIN -828305 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ANITA SAMAD अन्य नाम ANITA DANGIL पति SARDAR SINGH DANGIL , शपथ 
पत्र सं ० 11AA 297031 , दिनांक 15 जनवरी , 2022 के अनुसार ANITA SAMAD के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

ANITA SAMAD एवं ANITA DANGIL दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PRESENT RESIDENT- 


VILLAGE- DUMLAI , MANOHARPUR , 


P.S.- JAREIKELA , 


P.O.- LALLOR , 


DIST.- WEST SINGHBHUM , 


PIN - 833104 


- 


JHARKHAND 


97 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 4 मई , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं AJIT BARLA अन्य नाम BINAY BARLA पिता KUSHALMAY BARLA , शपथ पत्र सं ० 
470 , दिनांक 18 अप्रैल , 2022 के अनुसार AJIT BARLA के नाम से जाना जाऊँगा । 

AJIT BARLA एवं BINAY BARLA दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT 


GRAM - DADI , ( SEMAR TOLI ) , 

( 


P.O. - POKTA , 


P.S.- LAPUNG , 


DIST.- RANCHI , 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NEHA KUMARI अन्य नाम ANU KUMARI पिता SANTOSH THAKUR , शपथ पत्र सं ० 
21 , दिनांक 5 मार्च , 2022 के अनुसार NEHA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी । 

NEHA KUMARI एवं ANU KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


2 


PRESENT RESIDENT- 


NEAR DURGA MANDIR , 


BIRSA CHOWK , 


HATIA STATION ROAD , 


P.O.- HATIA , 


P.S.- JAGANNATHPUR , 


DIST.- RANCHI , 


PIN - 834003 


- 


JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 4 मई , 2022 


98 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ANJU DEVI अन्य नाम ANJU RANI पति AMAR NATH RAM , शपथ पत्र सं ० 1557 , 
दिनांक 22 अप्रैल , 2022 के अनुसार ANJU DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

ANJU DEVI एवं ANJU RANI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


QR . NO.- 36/56 , 
56 SET COLONY , 


DORANDA , 


P.S.- DORANDA , 
DIST.- RANCHI , 


PIN - 834002 


- 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RISHI GURUNG अन्य नाम ABHIJIT GURUNG पिता CHIN BAHADUR 
GURUNG , शपथ पत्र सं ० 329 , दिनांक 4 मार्च , 2022 के अनुसार RISHI GURUNG के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

RISHI GURUNG एवं ABHIJIT GURUNG दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT 


JAP - 1 CAMP HOSPITAL LINE , DORANDA , 


- 


P.O. 


DORANDA , 


- 


P.S.- DORANDA , 


DIST.- RANCHI , 


PIN - 834002 


JHARKHAND 


99 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 4 मई , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RENU KUMARI अन्य नाम KOMAL KUMARI पति PAWAN KUMAR , शपथ पत्र सं ० 
1109 , दिनांक 26 अप्रैल , 2022 के अनुसार RENU KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी । 

RENU KUMARI एवं KOMAL KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


R / O SECTOR - 2 ( SITE- 5 ) , 


- 


NR.B.S.P. SCHOOL , 


H.E.C. COLONY , DHURWA , 


DIST.- RANCHI , 


JHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 14 


501 


